रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


+ 
+ 


.. 


. 


: 


. 
: 
. 


. 


- 


. 


a 


सामव जगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड (I) 
PARTI _ section (I ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 77 ] 
No. 77 ] 


नई दिल्ली , शक्रवार , मार्च 14 , 2014 / फाल्गुन 23 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14 , 2014 /PHALGUN 23 , 1935 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2014 

सं . 55 ( आर. ई . 2013 ) / 2009 - 2014 
विषय: - ऑनलाइन निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी ) / अग्रिम प्राधिकार पत्र ( एए ) और शुल्क मुक्त 

आयात प्राधिकार पत्र ( डीएफआईए ) हेतु मोचन का प्रारंभ । 
फा . सं . 01/ 94 / 180/ 164 / एम 13 / पीसी - 4 . -विदेश व्यापार नीति , 2009 - 14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, 01. 06. 2014 से निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र / अग्रिम प्राधिकार पत्र और 
शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के मोचन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन अधिसूचित करते हैं : 
. निर्यातकों और क्षेत्रीय प्राधिकरणों हेतु दिशानिर्देश : 

ईओडीसी / मोचन हेतु आवेदन करना 
वास्तविक निर्यात ( केवल ईडीआई 01.04.2009 को अथवा इसके ईओडीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन / दायर करना 
पोतलदान बिलों के लिए ) 

पश्चात् के सभी पोतलदान बिलों आवश्यक है 
के लिए 
01. 04 . 2009 से पहले पोतलदान ईओडीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन / दायर करना 
बिलों के लिए 

आवश्यक नहीं है ( क्योंकि पोतलदान बिलों को 
डीजीएफटी को इलैक्ट्रानिक रूप से स्थानान्तरित नहीं 

किया गया है) 
वास्तविक निर्यात ( गैर - ईडीआई सभी गैर ईडीआई पोतलदान बिलों के लिए हस्तलिखित रूप से आवेदन दायर करना जारी 
पोतलदान बिल ) 

रहेगा क्योंकि ये पोतलदान बिल डीजीएफ टी को इलैक्ट्रॉनिक रूप से स्थानान्तरित नहीं 

किए गए हैं । 
मान्य निर्यात 

मान्य निर्यात आपूर्तियों का विवरण डीजीएफटी को वेबसाइट पर ईओडीसी प्रणाली में भरा 
जाना चाहिए । 


1168 GI/ 2014 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


3. उपर्युक्त पैरा 2 पर तालिका में प्रविष्टि 2 और 3 पर दिए गए मामलों के लिए ईओडीसी हेतु आवेदन 
ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है क्योंकि पोतलदान बिल मैनुअल रूप से बनते हैं तथा मान्य निर्यात आपूर्तियों को दर्शाने वाले 
अभिलेख डीजीएफटी को ऑनलाइन नहीं भेजे जाते हैं । इन मामलों में आवेदन मैनुअल रूप में प्रस्तुत किया जाना जारी रहेगा । 
डीजीएफटी को इन सहायक दस्तावेजों के इलैक्ट्रोनिक रूप से स्थानान्तरण की व्यवस्था किए जाने के बाद ही उन्हें ऑनलाइन 
ईओडीसी के अधीन लाया जाएगा । 

4. ईओडीसी / मोचन पत्र जिसमें ईडीआई / गैर - ईडीआई पोतलदान बिलों का ब्यौरा हो , सीमाशुल्क 
विभाग / प्राधिकार पत्र धारक को इलैक्ट्रानिक तरीके से प्रेषित किया जाएगा । 

5. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः-निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण - पत्र / अग्रिम प्राधिकार पत्र / शुल्क मुक्त 
आयात प्राधिकार पत्र हेतु मोचन के लिए ऑनलाइन प्रणाली 01.06. 2014 से शुरू की जा रही है । इससे प्रक्रिया हेतु लगने वाले 
समय और लेन - देन लागत में कमी आएगी । 

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce) 
( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 


New Delhi, the 14th March , 2014 


No. 55 ( RE- 2013)/ 2009 - 2014 
Sub : Introduction of Online Export Obligation Discharge Certificate (EODC ) / Redemption for Advance 

Authorization (AA ) and Duty Free Import Authorization (DFIA ). 

____ F. No. 01/94/180/164/ AM13/ PC - 4. - In exercise of powers conferred under Paragraph 2. 4 of the Foreign 
Trade Policy, 2009 - 2014, the Director General of Foreign Trade hereby notifies amendment in procedure to be 
followed in respect of Export Obligation Discharge Certificate / Redemption of Advance Authorization (AAs ) and 
Duty Free Import Authorization (DFIA ) with effect from 1.6 .2014 

2 . Guidelines for Exporters / RAS: 

Filing of applications for grant of EODC / Redemption 
Physical Exports For all Shipping Bills on or Online application/filing for EODC is mandatory . 
[EDI Shipping after 01 .04 .2009 
Bills only ] 

For Shipping Bills prior to | Online application / filing for EODC is not mandatory 
01 .04. 2009 

(because the shipping bills may not have been transmitted 

to DGFT electronically ) 
Physical Exports For all Non -EDI Shipping Bills manual filing will continue as these Shipping Bills have 
[Non - EDI 

not been transmitted electronically to DGFT 
Shipping Bills] 
III. Deemed Exports Details of Deemed Export Supplies to be fed in EODC System on - line on DGFT website . 

3. Applications for EODC for cases at entry II and III in the table at para 2 above cannot be made online as 
shipping bills are manual and records evidencing deemed exports supplies are not transmitted online to DGFT. In 
respect of these cases applications will continue to be in manual mode . Only after electronic transmission of these 
supporting documents to DGFT is made possible, they will be brought within the ambit of on line EODC . 


4 . EODC / Redemption letter containing details of EDI / Non -EDI Shipping Bills will be transmitted 
electronically to Customs / Authorization holder. 


5 . Effect of this Public Notice : Online system for EODC / Redemption for AA / DFIA is being introduced 
with effect from 1 .6 .2014 . This will reduce processing time and transaction cost . 


ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


